निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 वैशाख 1938 ( श० ) 
( सं० पटना 360 ) पटना , सोमवार , 2 मई 2016 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

27 अप्रील 2016 
सं० मं०म० - 01 / मंत्रिपरिषद्- 22 / 2011 / 590 — मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना 
संख्या - 532, दिनांक 07.04. 2016 के प्रसंग में राज्य में जिला / अनुमंडल / प्रखंड / अंचल के पुनर्गठन के संबंध में लंबित 
प्रस्तावों एवं जनता से प्राप्त मांग पत्रों की समीक्षा कर उसे उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह के 
समक्ष रखने हेतु निम्न प्रकार से सचिवों की समिति गठित की जाती है : 

(i) प्रधान सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 
(ii ) प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग 
(iii ) प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 
( iv) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग 
2. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उक्त सचिवों की समिति के संयोजक होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


POET JIJIC (31HTETPUT) , 2 H $ 2016 

The 27th April 2016 
No. MM -01/Mantri Parishad - 22 /2011/590 — With reference to the Notification No. 
532 Dated 07. 04 . 2016 issued from Cabinet Secretariat Department, regarding reorganisation 
of District/Sub -division /Block /Circle on the basis of Pending Proposals and repersentations 
from the Public , a Committee of Secretaries is hereby consituted for review and placing 
their recommendation before the Group of Ministers headed by Deputy Chief Minister as 
under : 

(i) Principal Secretary, Revenue & Land ReformsDepartment 
(ii) Principal Secretary , General Administration Department 
(iii ) Principal Secretary , Cabinet Secretariat Department 
( iv ) Principal Secretary , Rural Development Department 

2 . Principal Secretary, Cabinet Secretariat Department Shall be the Convenor of the 
said Committee of Secretaries . 


onveno 


By order of the Governor of Bihar , 

BRIJESH MEHROTRA, 


Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGC (3HTERUT ) 360 - 571 + 100 - stogodtoj 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


